रजिस्ट्री सं. डी.एल. - 33002/99 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


भारत सरकार .. 


REGISTEREDNo DL -300295 


REGISTEREDNo. D . L . - 33002/ 99 


T 


दिल्लीराजपन 


| 


सत्यमेव जयते 


Delhi Gazette 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

दिल्ली , बुधवार, अप्रैल 4 , 2012 / चैत्र 15, 1934 
DELHI, WEDNESDAY , APRIL 4, 2012 /CHAITRA 15, 1934 


सं . 63 ] 
No . 63 ] 


[ रा. रा. रा . क्षे.दि . सं. 4 

IN. C. T. D . No. 4 


भाग - IV 

PART - IV 

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


राज्य चुनाव आयोग 

अधिसूचना 

दिल्ली , 4 अप्रैल , 2012 
सं. फा . एसईसी / दि . न.नि .( प्रशा. ) / सा . - चुना./ 2012 / 5448.- - - आयोग की अधिसूचना संख्या फा. एसइर्सी/ दि. न. नि . -( प्रशा ) । 
सा . - चुना./ 2012 / 2494 - 2496 दिनांक 2 - 3 - 2012, में आंशिक संशोधन के फलस्वरूप दिल्ली नगर निगम ( संशोधन ) अधिनियम , 2011 द्वारा 
यथासंशोधित दिल्ली नगर निगम अधिनियम , 1957 की धारा 7 और दिल्ली नगर निगम ( पार्षदों का चुनाव ) नियमावली, 2012 के नियम 4 के 
प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त की गई शक्तियों के अनुसरण में , मैं , राकेश मेहता, राज्य चुनाव आयुक्त , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, नीचे तालिका 
के कॉलम संख्या 2 में दर्शाए गए अधिकारियों को चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त करता हूँ । आगामी तीन निगमों के चुनाव के संबंध में 
पहले से नियुक्त 272 वार्डों के अतिरिक्त वोटों की गिनती के लिए जो कि दिनांक 17 - 4 - 2012 को होगी के कार्य को सुचारू रूप से निष्पादन 
करने के लिए यह नियुक्ति की जाती है तथा प्रत्येक चुनाव पर्यवेक्षक को वाडौँ तथा गणना केन्द्रों की नियुक्ति की सूचना अलग से प्रशासनिक 
आदेश के द्वारा दे दी जाएगी । 


क्रम संख्या 


पर्यवेक्षक का नाम व पद 


कार्यालय का पता 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


श्री एस. के. सिंह , अतिरिक्त आयुक्त 


व्यापार एवं कर विभाग , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र , दिल्ली सरकार, व्यापार भवन , 
आई. टी . ओ., नई दिल्ली -110002 . 


श्री कुलदीप सिंह घांगर , अतिरिक्त सचिव 
( राजस्व ) व कार्यालय एडीएम ( मुख्यालय ) 
श्री संजीव जैन , निदेशक ( आवासीय भूखंड ) 


आयुक्त मंडल कार्यालय , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र , दिल्ली सरकार , 5 , शामनाथ 
मार्ग, दिल्ली - 110054. 
दिल्ली विकास प्राधिकरण , ब्लाक - ए, विकास सदन , नियर आईएनए मार्किट , 
नई दिल्ली -110023 . 


1270 DG/2012 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


(PART IV 


( 3 ) 


(1) (2) 
श्री दीपक विरमानी, अधिशासी निदेशक 377 . . TH . 315 . M ., TOMT35I 7 , 05 - 3 , PRETO 

भवन , डाकघर के ऊपर , नई दिल्ली । 
श्री विश्व मोहन, अतिरिक्त निदेशक FI41f5702 na FA fachola 4799 - 2 , 74 , as this , fifari 

Milfa , faroit - 110054 . 
श्री अजय कुमार बिष्ट , निदेशक ( निजी ) दिल्ली विकास प्राधिकरण, ब्लाक - ए, विकास सदन , नियर आईएनए मार्किट , . 

fem - 110023. 
श्री संजय झा, निदेशक 

दिल्ली विकास प्राधिकरण , ब्लाक - ए, विकास सदन , नियर आईएनए मार्किट , 

7 Famil - 110023. 
श्री सुभाष चन्द्र बलहारा , उपायुक्त 

कार्यालय उपायुक्त, सिटी जोन , दिल्ली नगर निगम । 

राकेश मेहता, राज्य चुनाव आयुक्त 
STATE ELECTION COMMISSION 

NOTIFICATION 

Delhi, the 4th April, 2012 
No. F . SEC /MCD /General Election /2012/ 5448 .— In partial modification of the Commission s notification No. 
SEC /MCD /General Eiection 2012 /2494 -2496 dated 2 - 3 -2012 , and in pursuance of the powers conferred upon me under 
Section 7 of the DelhiMunicipal Corporation Act, 1957 as amended by DMC (Amendment) Act , 2011 and in pursuance of 
the provisions contained in Rule 4 of the DelhiMunicipal Corporation ( Election of Councillors ) Rules, 2012 , 1, Rakesh 
Mehta , State Election Commissioner ofNational Capital Territory ofDelhi, hereby appoints the following Officers of the 
Governmentof NCT of Delhias shown in column No. 2 of the Table below as Election Observers , in addition to those 
already appointed for 272 Wards, for the purpose of Counting of Votes on 17 -4 - 2012 in connection with the Election to the 
three Municipal Corporations of Delhi. The allocation of election duty , relevent Corporations, Wards and Counting 
Centres allotted to each observer will be made through separate administrative orders. 


Sl. No . 


Name & Designation of the Observers 


Office Address 


(1) 


(2 ) 


(3 ) 


1. 


Sh . S . K . Singh , Additional Commissioner 


Sh , Kuldeep Singh Ghangar,Addl. Secretary 
( Revenue ) & Office of the ADM (HQ) 
Sh . Sanjeev Jain , Director (Residential Land ) 


Sh . Deepak Virmani, Executive Director 


Trade & Taxes Department,GovernmentofNCT of Delhi, 
. . Vyapar Bhavan , ITO ,New Delhi- 110002 . 

Office oftheDivisional Commissioner,Government ofNCT 
of Delhi, 5 , Sham Nath Marg, Delhi- 110054 . 
Delhi Development Authority, Block - A , Vikas Sadan , Near 
INA Market, New Delhi- 110023. 
ICSIL , Okhla Industrial Area , Phase -III, Administrative 
Building above Post Office , New Delhi. 
Samajik Suvidha Sangam , Vikas Bhawan - II , 1st Floor, Bela 
Road , Civil Lines,Delhi-110054 . 
Delhi Development Authority, Block - A , Vikas Sadani,Near 
INA Market,New Delhi- 110023. 
DelhiDevelopment Authority , Block- A , Vikas Sadan,Near 
INA Market, New Delhi- 110023. 
Office of the Deputy Commissioner, City Zone ,Municipal 
Corporation of Delhi. 


5. 


Sh . Vishva Mohan , Addl. Director 


6. 


Sh . Ajay Kumar Bisht, Director (Personnel) 


7. 


Sh . Sanjay ha, Dircctor 


Sh . Subhash Chander Balhara , 
Deputy Commissioner 


RAKASH MEHTA , State Election Commissioner 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri , New Dellii- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


